निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा 

द्वारा प्रकाशित 


7 माघ 1930 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 27 जनवरी 2009 


( सं ० पटना 13 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 जनवरी 2009 
एस0 ओ 0 3, दिनांक 27 जनवरी 2009 —बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 
( 2005 का अधिनियम 27 ) की धारा 10 की उप - धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए बिहार राज्यपाल वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं 0 एस0 ओ 0 65 एवं 66 
दिनांक 25.07.07 में निम्न संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
उक्त अधिसूचना के क्रमांक 9 , 10 , 11, एवं 12 (हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ ) स्तम्भ (3 ) की 
वर्तमान प्रविष्टि में से दरभंगा अंचल , बेगुसराय अंचल, मधुबनी अंचल, झंझारपुर अंचल , समस्तीपुर 
अंचल एवं तेघड़ा अंचल के क्षेत्राधिकार को विलोपित कर क्रमांक 5, 6, 7 , एवं 8 (हिन्दी एवं 
अंग्रेजी पाठ ) स्तम्भ ( 3 ) की वर्तमान प्रविष्टि में जोड़ा जाता है । 
यह संशोधन अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगा । 

सं 0 6 / प0 सृ0-19-01 / 06-119 ( अनु० ) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


23 जनवरी 2009 
एस0 ओ 0 4 - एस 0 ओ0 3, दिनांक 27 जनवरी 2009 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद 
बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के 
अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

सं 0 6 / प 0 सृ0-19-01 / 06-119 ( अनु ०) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


2 


PER JGT, (31HTETRUT), 27 Jaa 2009 


The 23rd January 2009 
S.O. 3, Dated 27th January 2009— In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) 
of Section 10 of the Bihar Value Added Tax Act. 2005 (Act no . 27 of 2005) the Governor of 
Bihar is pleased to make the following amendment of the Government of Bihar. Commercial 
Taxes Department Notification No. S.O.- 65 & 66 dt. 25.07.07: 


AMENDMENTS 
1. From the present entries in col. ( 3) of serial No. 9 , 10 , 11 & 12 of the said notification 
( In Hindi & English version ), Geographical areas of Darbhanga Circle, Begusarai Circle, 
Madhubani Circle , Jhanjharpur Circle, Samastipur Circle and Teghra Circle is deleted and added 
in the present entries in col . ( 3) of serial No.5 , 6 , 7 & 8 of the said notification ( In Hindi & 
English version ). 

This amendment will come into force with effect from the date of issue of this 
notification . 

No. 6 /Pad -sri- 19-1/2006-119 ( ANU .) 
By order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner-cum - Principal Secretary, 

Commercial Taxes Department. 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
fer JGIC (31HTERUT) 13-571+ 500 -soconto 


